( RAL 


... 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

19 फाल्गुन , 1936 ( श० ) 
संख्या 136 राँची, मंगलवार 

10 मार्च, 20 15 ( ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
9 मार्च, 20 15 


संख्या- 1/ पी0-121 / 2003 का0 - 2177 -- प्रधान सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, झारखण्ड, राँची 
के पद पर पदस्थापित श्री एल0 खियांग्ते , भा .प्र. से. ( झा : 88) को अपने कार्यों के साथ झारखण्ड राज्य 
विद्युत नियामक आयोग में वरीय आप्त सचिव ( Senior Private Secretary ) के चयन हेतु गठित , चयन 
समिति हेतु सदस्य के रूप में नामित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


आभा काँशी , 


सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 13 6 --5 0 | 


